निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


__ 16 आश्विन 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 1167) पटना , वृहस्पतिवार, 8 अक्तूबर 2015 


सं0 08 / आरोप - 01 - 63 / 2014, सा०प्र० - 10723 

सामान्य प्रशासन विभाग 


- - - - - - 


संकल्प 

24 जुलाई 2015 
श्री रमेश कुमार झा , (बिप्रे०से० ) कोटि क्रमांक - 600 / 2011 तत्कालीन उप कृषि निदेशक (प्रशासन ), कृषि 
निदेशालय सम्प्रति उप - सचिव, भवन निर्माण विभाग , बिहार, पटना के विरूद्ध कृषि विभाग , बिहार, पटना के 
ट्रैप / प्रत्यानुपातिक धर्नाजन एवं पद का दुरूपयोग से संबंधित आरोपित कृषि पदाधिकारियों (i) श्री रामाशंकर सिंह, 
तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अकबरपुर , नवादा (ii) श्री दिनेश प्रसाद मंडल , ( सेवानिवृत्त) तत्कालीन प्रखंड कृषि 
पदाधिकारी, चंडी , नवादा ( iii ) श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन निरीक्षक, माप - तौल, मुजफ्फरपुर पूर्वी (iv) श्री विजय 
प्रसाद गुप्ता , तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नावकोठी, बेगूसराय (v) श्री ब्रजेश कुमार मिश्र, तत्कालीन अनुमंडल 
कृषि पदाधिकारी, बाढ़, पटना से संबंधित मामलों में कम दण्ड प्रस्तावित करने के कारण प्रतिवेदित आरोपों के आधार 
पर आरोप प्रपत्र क गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 9794, दिनांक 17 .07 .2014 द्वारा विभागीय जाँच 
आयुक्त, बिहार , पटना के संचालन में विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 

सचिव , जल संसाधन विभाग - सह - अपर विभागीय जाँच आयुक्त - सह - संचालन पदाधिकारी , बिहार, पटना के 
पत्रांक - 325, दिनांक 18.06.2015 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ । संचालन पदाधिकारी 
द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री झा के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया 


गया । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 8 अक्तूबर 2015 
संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते 
हुए आरोपित पदाधिकारी श्री रमेश कुमार झा , (बिप्रे०से०) कोटि क्रमांक - 600 / 2011 तत्कालीन उप कृषि निदेशक 
(प्रशासन), कृषि निदेशालय सम्प्रति उप - सचिव, भवन निर्माण विभाग , बिहार , पटना को आरोप मुक्त करते हुए विषयगत 
मामले को संचिकास्त करने का निर्णय लिया जाता है । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया 
जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

केशव कुमार सिंह, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1167 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


